निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 695) पटना , शुक्रवार , 26 अगस्त 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

29 जून 2016 
सं0 21 / वाद - 08 - 05 / 2013- 340 — बिहार नहर चाट / भूमि बन्दोबस्ती नियमावली - 2016 की कंडिका 4 (1) 
निम्न प्रकार से संशोधित समझा जाए 

" बन्दोबस्ती सिर्फ तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और जब किसी व्यक्ति / परिवार के साथ एक बार 
बन्दोबस्ती हो जाती है तो वह फिर अगले तीन वर्षों के लिए बन्दोबस्ती नवीकरण प्राप्त नहीं कर सकता है यदि कोई 
अन्य योग्य व्यक्ति बन्दोबस्ती प्राप्त करने हेतु इच्छुक हो ।" 

बिहार नहर चाट / भूमि बन्दोबस्ती नियमावली - 2016 की कंडिका 4 (1) में संशोधन के अधिसूचित होने के 
साथ ही नियमावली की पुरानी कंडिका तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापित होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 

सरकार के प्रधान सचिव । 
The 29th June 2016 


No. 21/Wad -08 - 05 / 2013 -340 — Amendment in Para 4 ( 1 ) of Bihar Canal Chat/Land 


Settlement Rules , 2016 as under 


once 


बिहार गजट ( असाधारण) , 26 अगस्त 2016 
" The settlement will be made only for a period of three years and persons/family 
once received the settlement will not get the settlement renewed for a further period of three 
years, if there is any other eligible person is claiming /desirable for the settlement." 

Para 4 ( 1) of Bihar Canal Chat/Land Settlement Rules, 2016 shall be deemed to be 


substituted with effect from the date of commencement of this rule . 

By order of the Governor of Bihar, 

ARUN KUMAR SINGH , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 695 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


